निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 74 ) 


17 फाल्गुन 1933 ( AO ) 
पटना, बुधवार, 7 मार्च 2012 


सं0 कारा / नि0को0( क ) - 60 / 10 - 58 

कारा निरीक्षणालय 
गृह ( कारा) विभाग 


संकल्प 

4 जनवरी 2012 
श्री डी०एन० तिवारी , सेवा निवृत काराधीक्षक , तत्कालीन काराधीक्षक , केन्द्रीय कारा , बक्सर के विरुद्ध 
विभागीय संकल्प सं0 9742, दिनांक 27.11.2009 के द्वारा कारा महानिरीक्षक के आदेश की अवहेलना से संबंधित 
अनुशासनहीनता के आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43( बी ) के आलोक में पेंशन से 10 % 
( प्रतिशत ) कटौती का निर्णय लिया गया । 

माननीय उच्च न्यायालय , पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 9703 / 2010 में दिनांक 08. 11.2011 को 
पारित आदेश द्वारा उक्त दण्डादेश को संशोधित कर मात्र एक माह के लिए श्री तिवारी के पेंशन से 10 % ( प्रतिशत ) 
की राशि की कटौती किए जाने का निदेश पारित किया गया है । 

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में पूर्व में पारित उपर्युक्त दण्ड को संशोधित कर 
केवल एक माह के पेंशन राशि का 10 % (प्रतिशत ) कटौती करने का आदेश दिया जाता है । 
आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र०), 

बिहार, पटना । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 74-571 + 10 -डी0टी0पी0 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


